निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 256 ) 


5 चैत्र 1935 ( श० ) 
पटना, मंगलवार , 26 मार्च 2013 


सामान्य प्रशासन विभाग 


- 


अधिसूचना 

20 मार्च 2013 
सं0 3 / एच० - 02 / 2012 - सा०प्र० – 4840 — सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या - 03 / एच० 
02 / 2012 - सा० - 16945 दिनांक 12.12.2012 द्वारा दिनांक 22.03. 2013 ( शुक्रवार ) को बिहार दिवस के अवसर पर तथा 
दिनांक 29.03.2013 ( शुक्रवार) को गुड फ्राइडे के अवसर पर राज्य में एन0आई0 ऐक्ट के तहत् सार्वजनिक अवकाश की 
घोषणा की गई है । 

राज्य के हित में महत्त्वपूर्ण वित्तीय दायित्वों एवं राजस्व संग्रहण का निष्पादन वित्तीय वर्ष के अंतर्गत ही करना 
आवश्यक है । इस हेतु वित्त विभाग द्वारा दिनांक 22.03.2013 (बिहार दिवस ) एवं 29.03.2013 ( गुड फ्राइडे) को राज्य के 
सभी कोषागारों को खुला रखने का आदेश दिया गया है । अत: राज्यहित में उपर्युक्त दोनों अवसरों पर पूर्व से 
एन0आई0 ऐक्ट के तहत् घोषित अवकाश को सभी बैंकों के लिए रद्द किया जाता है । उक्त दोनों अवसरों पर राज्य 
स्थित सभी बैंक सामान्य कार्यदिवसों की तरह खुले रहेंगें । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

बशिष्ठ सिंह , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 256-571+ 100 -डी0टी0पी0 । 

Website : http : // egazette .bih .nic . in 


